सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 827 


राँची, शुक्रवार 


24 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


खादय , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
14 अगस्त, 2018 


संख्या-06/ उप . फो ( संरक्षण परिषद् चयन ) 06/ 2015खा. आ .- 2704,-- विभागीय अधिसूचना संख्या 
5300 , दिनांक 27 दिसम्बर , 2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन 
किया गया है । साथ ही इस विभागीय अधिसूचना द्वारा श्री अरविन्द सिंह, ग्राम- सिरहा, पोस्ट - उँटारी 
रोड, थाना- उँटारी रोड, जिला- पलामू एवं श्री एच. एन . राम, मकान संख्या - 301, तृतीय तल्ला, राधा ब्लॉक , 
हेभन रिभरब्यू, हरिओम नगर , रोड नम्बर -05, आदित्यपुर, सरायकेला- खरसावाँ, 831013 को गैर सरकारी 
सदस्य मनोनित किया गया है । 


2 विभागीय अधिसूचना संख्या 5300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 की कंडिका - 2 ( ख)( vii ) 
में प्रावधान है कि परिषद् की दो लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने पर गैर सरकारी सदस्यों को 
इससे हटाया भी जा सकता है | 


3. श्री अरविन्द सिंह एवं श्री एच . एन . राम पिछली दो से अधिक लगातार बैठकों में बिना 
किसी कारण बताये अनुपस्थित रहें हैं । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 अगस्त , 2018 


4. उक्त के आलोक में श्री अरविन्द सिंह एवं श्री एच.एन . राम को तत्काल प्रभाव से 
झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गैर सरकारी सदस्य के पद से पदच्यूत किया जाता है । 


5. 


उपर्युक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


थॉमस डुंगडुंग , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 827 -- 50 


